रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


Kuly : 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
· EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub- section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं . 30 ] 
No. 30] 


नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी 10 , 2011 / पौष 20 , 1932 
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 10, 2011 /PAUSA 20 , 1932 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 जनवरी , 2011 
का . आ . 31 ( अ ). - भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में दाभोल - बेंगलुरु 
पाइपलाइन परियोजना से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल ( इण्डिया ) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी 
चाहिए; 

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , 
जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के 
अधिकार का अर्जन किया जाए; 

अतः अब , भारत सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ; 

कोई व्यक्ति , जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की 
धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को 
उपलब्ध कर दी जाती हैं , इक्कीस दिन के भीतर , भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में , सक्षम प्राधिकारी, गेल 
( इण्डिया ) लिमिटेड , सैक्टर 11, एम. टी. एन .एल. बिल्डिंग, 2 फ्लोर , सी . बी. डी., बेलापुर , नवी मुम्बै को लिखित रूप में 
आक्षेप भेज सकेगा । 


57 GI/ 2011 


· THE.GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II - SEC . 3 (ii) | 


- 


- 


अनुसूची 

सर्वे नं . 


जिला 


तहसिल 


। 


गांव 


आर. ओ .यू . अजित करने के लिए । 
क्षेत्रफल ( हैक्टेयर में ) 
| R 

| A 
00 
17 


79 


रत्नगिरी 
रत्नगिरी 


चिपलुन 
गुहागर 
गुहागर 


श्रृंगारतली 
मलन 
वेलम्ब 


195 


रत्नगिरी 


1111 


966 


447 


रत्नगिरी 


1810 


गुहागर 
गुहागर 


कोतलूक 
मेवाटेवाडी 


रत्नगिरी 


25 


898 


896 


रत्नगिरी . 


संगमेश्वर 


करजुवे 


29 


284 


282 


278 


रत्नगिरी 


संगमेश्वर 


पिरन्दवने 


736 


7 


रत्नगिरी 


संगमेश्वर 


शिवणे 


95 


रत्नगिरी 


संगमेश्वर 


तम्हाने खुर्द 


82A 


183/ B 


25 


रत्नगिरी 


संगमेश्वर 


पूर 


20/ 8 


37/10000480 


u . 


[ भाग II – खण्ड 3 (ii ) ] | 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


40 


रत्नगिरी 
रत्नगिरी 
रत्नगिरी 


संगमेश्वर 
संगमेश्वर 
संगमेश्वर 


मुरादपूर 
वाजोले खुर्द 


. 


44 


सखरपा 


213 


212 


206 
207 
208 


रत्नगिरी 


संगमेश्वर 


मुर्शी 


185 


198 


1317 


1316 


774 


कोल्हापूर 


चन्दगड 


मजरे करवे . 


414 


405 


08 


सिन्धु दुर्ग दोडामार्ग तेरवन मेढे 

35/ P 
50/ P 
49/ 00 - 20 53 
[ फा. सं. एल -14014/ 4 / 10 - जी . पी . ( भाग IV ) ] 

के. के. शर्मा, अवर सचिव 
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

NOTIFICATION 

New Delhi,the 10th January, 2011 
S . 0 . 31 ( E ). - Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that 
for transportation ofnatural gas through Dabhol - Bengaluru Pipeline Project in the State ofMaharashtra ,a. 
pipeline should be laid by GAIL ( India ) Limited ; 

And ,whereas it appears to Government ofIndia that for the purpose oflaying the said pipeline, it is 
necessary to acquire the Rightof User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and 
which is described in the Schedule annexed to this notification ; 

__ _ Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub - section (1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Rightof User in Land )Act,1962 (50 of 1962 ),Government of India 
hereby declares its intention to acquire the RightofUser therein ; 

Any person interested in the land described in the said Schedule may,within twenty -one days from 
the date on which the copiesof the notification issued under sub - section (1) of Section 3 of the said Act, as 
published in the Gazette of India aremade available to the general public , object in writing to the laying of the 
pipeline under the land to Competent Authority ,GAIL (India ) Limited , Sector 11, M .T. N . L . Building , 2nd 
Floor, CBD , Belapur, NaviMumbai. 


। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part IkSec . 3(ii) ] 


w 


DISTRICT 


TALUKA 


SCHEDULE 

S .Nos / T AREA TO BE 
VILLAGE 

G .Nos ACQUIRED FOR ROU 

H IR 

А 
SHRUGARTALI 79 

00 00 50 


RATNAGIRI CHIPLUN 
RATNAGIRI GUHAGHAR 


MALAN 


195 


RATNAGIRI GUHAGHAR 


VELAMB 


1111 


966 


447 


RATNAGIRI GUHAGHAR 


KOTLUK 


1810 
25 


RATNAGIRI GUHAGHAR 


MEVATEWADI 


898 


RATNAGIRI 


SANGAMESHWAR KARJUVE 


284 


282 


278 


RATNAGIRI 


SANGAMESHWAR 


PIRANDVANE 


RATNAGIRI 


SANGAMESHWAR 


SHIVANE 


RATNAGIRI 


SANGAMESHWAR 


TAMHANE 
KHURD 


31 


82A 


183 /B 


RATNAGIRI SANGAMESHWAR PUR 


20 /8 
37 /100 0 


. . 


. 


. Ni 


X 


111 . 


. . . 


TT 11 — 0us 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


RATNAGIRI SANGAMESHWAR MURADPUR 


40 


RATNAGIRI SANGAMESHWAR WAJOLE KHURD 44 


0008 
00 .04 

00 


50 
75 


RATNAGIRI 


SANGAMESHWAR SAKHARPA 


213 


212 


206 


• 207 


208 


RATNAGIRI 


SANGAMESHWAR MURSHI 


185 


:::: 
: 
: 
: 
: 
::: 
: 
: 
: 


· 198 


1317 


1316 


773 


774 


KOLHAPUR 


CHANDGAD 


MAJARE KARVE 


414 


405 


SINDHUDURG DODAMARG 


TERVAN MEDHE 35 /P 


50/ P 


00 
01 
00 


08 
10 
20 


59 
07 
53 


49 / P 


[ F. No . L - 14014 /4 /10 -G .P. ( Part -IV )] 

K . K . SHARMA, Under Secy . 


- 6746 / 11 - 2 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


